H 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


13 आश्विन, 1938 ( श०) 


संख्या - 746 राँची, गुरुवार , 


5 अक्टूबर, 2017 ( ई० ) 


उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग 


अधिसूचना 
22 सितम्बर , 2017 


संख्या - ख०नि० (विविध)-95 / 2017-2205 /एम०,-- खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन ) 
अधिनियम -1957 ( अधिनियम संख्या - 67/ 1957) की धारा -15 एवं 26(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए राज्य सरकार झारखण्ड लघु खनिज समनुदान ( संशोधन ) नियमावली, 2017 के 
नियम -9(11 ) के अंतर्गत केन्द्रीय एवं राज्य लोक उपक्रम तथा राज्य सरकार के कार्य विभाग को लघु 
खनिज के उपयोग हेतु संबंधित जिला के उपायुक्त को निम्नांकित शर्तों के साथ खनन पट्टा 
नियमानुसार स्वीकृत करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है: 

(i) झारखण्ड खनिज समनुदान नियमावली, 2004 एवं समय समय पर संशोधित नियमावली 
सहित अन्य सभी वैधानिक प्रावधानों यथा अनुमोदित खनन योजना/पर्यावरणीय स्वीकृति / वन एवं 
पर्यावरण विभाग की स्वीकृति एवं अन्य वाँछित अनापत्ति/ स्वीकृति प्राप्ति के उपरांत ही खनन पट्टा 
स्वीकृत किया जाएगा । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 5 अक्टूबर , 2017 


( ii) इस नियम के तहत स्वीकृत किए जाने वाले खनन पट्टा से लघु खनिज का व्यवसायिक 
उपयोग नहीं किया जाएगा । 
(iii ) स्वीकृत खनन पट्टा की अवधि एवं खनिज उत्पादन की मात्रा कार्यादेश में निहित 
कार्यावधि तथा खनिज उपयोग की मात्रा तक ही सीमित होगी । 
इस प्रस्ताव पर विभागीय ( मुख्य ) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 


2. 


3. 


यह अधिसूचना झारखण्ड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त माना जाएगा | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुनील कुमार वर्णवाल , 

सरकार के सचिव 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 746-- 50 


